इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


ME 


सत्य मेग 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 58 ] 


भोपाल , गुरुवार दिनांक 4 फरवरी 2021 - माघ 15 , शक 1942 


श्रम विभाग 
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 4 फरवरी 2021 


क्र . एफ - 14-5-2013 - ए - सोलह . - मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार ( नियोजन तथा सेवा - शर्तों का विनियमन ) अधिनियम , 
1996 ( 1996 का 27 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा अधिसूचना क्रमांक 
आर.एफ. 14-5-2013 - ए - सोलह की निरंतरता में , राज्य सरकार , एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में यथा - विनिर्दिप्ट निम्नलिखित 
कार्यों को भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों के रूप में सम्मिलित करती है , 

अर्थात् : 


सारणी 


अनुक्रमांक 

( 1 ) 


भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य 

( 2 ) 


44 . 


मिट्टी , कंकड़ - पत्थर एवं बोल्डर से छोटे बांध का निर्माण . 


45 . 


गाद निकालने के साथ नहर का निर्माण , नवीकरण , मरम्मत तथा संधारण , 


46 . 


छोटे - छोटे चैक डेम का निर्माण और उनका संधारण . 


47 . 


जल संरक्षण हेतु रिचार्ज पिट / सोक पिट , पर्कोलेशन टेंक / सोक चैनल आदि का निर्माण . 


48 . 


भूमि संरक्षण हेतु मिट्टी तथा बोल्डर की संरचनाओं का निर्माण . 


49 . 


तालाबों का निर्माण , मरम्मत , संधारण एवं नवीकरण . ' 


115 


116 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2021 


No. R. F - 14-5-2013 - XVI . — In exercise of the powers conferred by clause ( c ) of sub - section ( 1 ) of Section 2 of 
the Building and Other Construction Workers ( Regulation of Emplopyment and Conditions of Service ) Act , 1996 
( No. 27 of 1996 ) , and in continuation of the notification No. R.F.14-5-2013 - A - XVI , the State Government hereby 
includes the following works as specified in column ( 2 ) of the Table given below as building and other construction 
works , namely : 


TABLE 


S. No. 

( 1 ) 


Building and Other Construction Work 

( 2 ) 


44 . 


Construction of Smaller bund with earthen , pebble , stone , boulder . 


45 . 


Construction , renovation , repair maintenance of canal along with desilting of mud . 


46 . 


Construction of smaller check dams and maintenance thereof . 


47 . 


Construction of recharge pits , soak pits , percolation tank . soak channel etc. for 
water conservation . 


18 . 


Construction of earthen and boulder structures for soil conservation . 


49 . 


Construction , repair . maintenance and renovation of Pond . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

छोटे सिंह , उपसचिव , 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2021 . 


